रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


:13.. 


REGD. NO . D L .- 33004/ 99 


- 


- 


- 


- 


सत्यमेव जयत 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग -- खण्ड 3 - उप - खण्ड (i) 
PARTII - Section 3 - Sub- section (d), 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


Fi. 146 ] 


नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च28, 2002 / चैत्र 7, 1924 
NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 28 , 2002 /CHAITRA 7, 1924 


No. 146 ] 


NEW DELHI, TH 


कृषि मंत्रालय 
( कृषि और सहकारिता विभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2002 
सा . का .नि . 236 ( अ ), केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम , 1955 ( 1955 का 10 ) की धारा 12क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए, यह राय हो जाने पर कि यह आवश्यक है कि उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन बनाए गए उर्वरक ( नियंत्रण ) आदेश, 1985 के 
उल्लंघन में संक्षिप्त विधारण किया जाना चाहिए, उक्त आदेश को, उपर्युक्त धारा 12 क के अधीन संक्षिप्त विचारण के प्रयोजनों के लिए विशेष आदेश 
विनिर्दिष्ट करती है । 

[ फा . सं . 1 - 1/98 उर्व. विधि ] 

सतीश चन्द्र, संयुक्त सचिव 
MINISTRY OF AGRICULTURE 
(Department of Agriculture and Cooperation ) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 28th March, 2002 
G .S . R . 236 ( E ). - - In exercise of the powers conferred by section 12A of Essential Comnoditics Act, 1955 ( 10 of 
1955), the CentralGoverment being of the opinion that it is necessary that the contravention of Fertiliser (Control) Order, 
1985 made under section 3 of the said Act, should be tried suimmarily, hereby specifics the said Order to be a special order 
for the purposes of summary trial under the aforesaid section 12A 

[F. No 1-1/98 Fert Lawl 
SATISH CHANDER, J1 Secy . 


1045 GI/ 2002 


_ Printed by the Manager , Ciovt : india Press, Ring Rani Mayapuri, New Delhi - 110064 

and Published in the Controller of Publications, Delhi- 110054 


